रजिस्ट्री संडी एल - 33004/98 


REGD. NO. D . L.- 33004/ 98 


- 


- 


- 


- 


- 


मापवजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. -. PRINT 


1 


भाग 1 - खण्ड 3- . -उप- खंड (ii) 
PART T - Section 3. - Sub -section (iti ) 


214 


OF PRIL 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं० 1681 
No. 168] 


नई दिल्ली , बुधवार , सितम्बर 2, 1998 / भाद्र 11 , 1920 
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2 , 1998 /BHADRA 11 , 1920 


भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1998 
आ . अ. 268 ( अ ). ---निर्वाचन प्रतीक ( आरक्षण और आवंटन ) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप - पैरा ( 2 ) के अनुसरण में भारत निर्वाचन 
आयोग अपनी यथा - संशोधित अधिसूचना सं . 56/ 98/ न्यायिक II तारीख 10 - 1 - 1998 में निम्नलिखित संशोधन और करता है , अर्थात : -- 

___ I. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी 1 में - 

___ " बहुजन समाज पार्टी " के सम्बन्ध में स्तम्भ 3 में विधमान प्रविष्टियों के स्थान पर, " हाथी [ सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ( असम और सिक्किम 
राज्यों को छोड़कर, जहां उनके अभ्यर्थियों को सम्बन्धित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के लिए आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मुक्त प्रतीकों की सूची में से अन्य प्रतीक चुनना 
होगा ) ] " प्रविष्टि रखी जायेगी । 

II. अधिसूचना से संलग्न सारणी II में - - 
( i ) स्तम्भ ३ में क्रम सं. 2 पर विधमान प्रविष्टियों के पश्चात् " 4 - असम ", प्रविष्टि के सामने स्तम्भ 3, 4 और 5 में निम्नलिखित प्रविष्टियां 

क्रमशः जोड़ी जाएंगी -- 
" 3 - यूनाइटेड माइनोंरिटीज 

नाव 

उलूबारी, 
फ्रंट, असम 

गुवाहाटी -781007 , 

( असम ) " 
( ii ) " 21 - पांडिचेरी " प्रविष्टि के सामने, स्तम्भ 3 में , क्रम संख्या ३ पर विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ 3, 4 और 5 में निम्नलिखित 

प्रविष्टियां क्रमश: जोड़ी जाएंगी 
" 4 - पट्टाली मक्कल 

आम 

63, नाट्ट मुथु नाइकेन 
काची 

स्ट्रीट, पन्निया तेनामपेट, 

चेन्नई- 600018 ( तमिलनाडु ) " 
( iii ) " 25 - तमिलनाडु " प्रविष्टि के सामने, स्तम्भ ३ में क्रम संख्या 4 पर विधमान प्रविष्टियों के पश्चात् , स्तम्भ 3, 4 और 5 में निम्नलिखित 

प्रविष्टियां क्रमश: जोड़ी जाएंगी -- 
" 5 - पट्टाली मक्कल 

आम 

63, नाटू मुथु नाइकेन 
काची 

स्ट्रीट, वन्निया तेनामपेट, 

चेन्नई - 600018 ( तमिलनाडु ) " 
2380CP8 


CI ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC. 3(iii ) ] 


(iv ) " 10 - हरियाणा " प्रविष्टि के सामने , स्तम्भ 3 और 5 में , क्रम संख्या 2 परविधमान प्रविष्टियों के पश्चात् " इंडियन नेशनल लोक दल " 

और " 100 - लोधी एस्टेट, नई दिल्ली " प्रविष्टियां क्रमशः प्रतिस्थापित की जाएंगी । 
III . अधिसूचना से संलग्न सारणी II में - 
(i ) क्रम सं. 625 में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् स्तम्भ 1, 2 और 3 में निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमश: जोड़ी जाएंगी 
" 626 लाइफ पीसफुले पार्टी 

सर्वधर्म भवन , 
हिन्दु मुस्लिम विश्व शान्ति आश्रम और 
कोमुसोहर्दा विश्वशान्ति , 
सर्वधर्म आश्रम ट्रस्ट, 
राजानगर, पूना - बंगलौर रोड, 

दुमकुर - 572106 ( कर्नाटक ) 
627 महाराष्ट्र विकास अघाडी 

42/ 8 , डा . केटकर रोड, 

पुणे - 411004 ( महाराष्ट्र ) 
628 भारतीय समाजवादी मोर्चा 

3/1108, देहरादून चौक , 

सहारनपुर - 247001 ( उत्तर प्रदेश ) 
629 दलित समाज पार्टी 

नषचेतना पथ, शिवपुरी 
पो . ओ.- अनीशाबाद, पटना -800002 

( बिहार ) 
630 आल केरल एम . जी . आर. 

दास बिल्डिंग, नेमोम पो . ओ. 
द्रविड मुन्नेत्र कड़गम 

तिरुवनन्तपुरम - 695020 ( केरल ) 
631 मूषेन्दर मुन्नेत्र कड़गम 

लेक एरिया , मेलुर रोड, 

मदुराई -625107 ( तमिलनाडु ) 
632 सिक्किम नेशनललिबरेशन फ्रन्ट 31 - ए, नेशनल हाइवे, 

पो , ओ. - गंगटोक (सिक्किम ) 
633 भारतीय गोरखा जनशक्ति 

26 /2, एच. डी. लामा रोड , 
दार्जिलिंग - 734101 , 

( पश्चिम बंगाल ) 
634 सिक्किम जनशक्ति पार्टी 

रानीपूल मार्चक , चाकुंग हाउस , 

पो. रानीपूल, गंगटोक ( सिक्किम ) 
635 राष्ट्रीय सवर्ण दल 

दूबे का पड़ाव , 

अलीगढ़ 202001 ( उत्तर प्रदेश ) 
( ii ) " यूनाइटेड मानइनॉरिटीज फ्रंट, असम से सम्बन्धित क्रम सं. 586 के सामने विधमान प्रविष्टियां हटाई जाएंगी । 
IV अधिसूचना से संलाभ सारणी IV में -- 
( i ) सभी राज्यों/- राज्य - क्षेत्रों के सम्बंध में विनिर्दिष्ट मुक्त प्रतीकों की सूची में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् " कप और प्लेट ", 
___ " झोंपड़ी ", ", गात और कलम , " ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान ", " वृक्ष " और "सिर पर कलश ले जाती हुई स्त्री , शब्द रखे जाएंगे । 
(ii ) " नाव " और " प " शब्द जहां कहीं भी आते हैं , उन्हें हटाया जाएगा । 

[ सं. 56/98 ( 2 ) न्यायिक III ] 

आदेश से, 
के . जे. राष, सचिव 


[ YTT II - U 3 ( 1 ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th August , 1998 
O .N . 268 (E ). - In pursuance of sub - paragraph (2 ) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allot 
ment) Order, 1968 , the Election Commission of India hereby nicics following further annendments to its Notification No. 56 / 
98 / JUD . III, dated 10 - 1- 1998 , as amended , namely : 

1. In Tablc appended to the said Notification - 

against Sl. No. 1 relating to Bahujan Samaj Party for the existing entries in column 3 , the entries “ Elephant (in all 
States/UTs. ( except in the States of Assam and Sikkim , where its candidates will have to choose another symbol from out of the 
list of free symbols specified by the Commission for the State/UT concerned)]” shall be substituted . 

II. In Table II, appended to the Notification - 
(i) against the entry * 4 - Assam after the existing entries at Sl. No. 2 in column 3, the following entries shall be inserted 

in columns 3 , 4 and 5 respectively - - 
“ 3 - United Minoritics 

Boat 

Ulubari, 
Front, Assam 

Guwahati-781007 

(Assam )" 
(ü ) against the entry "21- Pondicherry after the existing entries at $ 1, No. 3 in column 3 , the following entries shall be 

inserted in column 3 , 4 and 5 respectively - - 
“ 4 - PattaliMakkal 

Mango 63 , Nattu Muthu Naiken 
Katchi 

Strect, Vanniya Teynampel, 

Chennai-600018 (Tamil Nadu )." 
(i ) against the entry 25 - Tamil Nadu after the existing entries at Sl. No. 4 in column 3, the following entries shall be 

inserted in columns 3 , 4 and 5 respectively — 
“ 5 - Patiali Makkal 

Mango 63 , Nattu Muthu Naiken 
Katchi 

Street, Vanniya Toynampet, 

Chennai-600018 ( Tamil Nadu)." 
( iv ) against the entry 10 -Haryana for the existing entries at $ 1, No. 2 in column 3 and 5 , the entrics " Indian National 

LOk Dal" and " 100 - Lodhi Estate, New Delhi ” respectively shall be substituted . 
III . In Table III appended to thc Notification — 
(i) after the existing entries at Sl. No. 625 , the following entries shall be inserted under columns 1, 2 and 3 

respectively — 
" 626 . Life Peaceful Party 

SarvadharmaBhawan, 
Hindu -Muslim Viswa Shanthi Ashrama and 
Komusowharda Vishwashanthi, 
Sarvadharma Ashrma Trust, 
Rajanangara, Poona -Bangalore Road , 

Tumkur-572106 (Karnataka) 
627 Maharashtra Vikas 

42 /8 , Dr. Ketkar Road , 
Aghadi 

Pune -411004 Maharashtra ) 
628 Bharteey Samajwai Morcha 3 / 1108 , Dehradun Chowk 

Saharanpur-247001 (Uttar Pradesh ) 
629 Dalit Samaj Party 

Naychetna Path , Shiv Puri 
P . O . Anishabad , Patna- 800002 

(Bihar) 
630 All Kerala M .G .R 

Das Building, Nemom P. O . 
DravidaMunnetra Party 

Thiruvananthapuram -695020 

(Kerala ) 
631 Moovendar Munnetra 

Lake Area ,Melur Road , 
Kazhagam 

Madurai- 625107 ( Tannil Nadu ) 


4 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART 11. — SEC. 3 (iii ) ] 


632 Sikkim National Liberation 

31- A . National Highway , 
Front 

P . O .Gangtok (Sikkim ) 
633 Bhartiya Gorkha Janashakti 

26 /2 , H .D . Lama Road , 
Darjeeling - 734101, 

(West Bengal) 
634 Sikkim Janashakti Party 

RanipoolMarchak , Chakung House , 

P . O . Ranipool, Gangtok (Sikkim ) 
635 Rashtriya Sawarn Dal 

Dubey Ka Paray , 

Aligarh 202001 (Uttar Pradesh ) 
(ü ) the existing entries agrainst ȘI, No. 586 relating to " United Minorities Front, Assam " shall be deleted . 
IV . In Table IV appended to the Notification --- 
(i) the words Cup & Saucer , Hut , Ink Pot & Pen , Kisan Driving Tractor , Tree and Woman carrying Pot on 

her head shall be inserted after the existing entries in the list of free symbols specified in respect of all the States /U .Ts. 
(i ) The words Boat and Mango , wherever these so occur, shall be deleted. 

(No. 56 /98 (2 ) JUD . II] 

By Order , 
K . J. RAO , Secy. 


Printed by the Manager, Govt of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Publishod by the Controller of Publications , Dolhi- 110054 - 1998 


